Poशासन 


इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्य मेबम 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


ever 


क्रमांक 242 ] 


भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जून 2014 - ज्येष्ठ 29 , शक 1936 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 19 जून 2014 

सूचना 
क्र . एफ - 22- 22 - 2013- आठ. -- मध्यप्रदेश मोटर यान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार मोटर 
यान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 65 और धारा 211 को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम 
की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की , जिनसे की उससे प्रभावित होने की सम्भावना 
है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के " मध्यप्रदेश 
राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा. 


किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व 
किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, प्रमुख सचिव , परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के कमरा नं. 321 , वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल द्वारा विचार 
किया जाएगा. 


प्रारूप संशोधन 


उक्त नियमों में, नियम 55 - क में , 


( 1 ) सारणी के नीचे, अनुक्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् : 


" 5. 1010, 1011, 1112 , 1212, 1213, 1221 , 1313, 1314, 1331 , 1414, 1415, 1515, 1516, 1616, 1617, 1661, 1717 , 
1718, 1771 , 1818, 1819, 1919 , 1920, 1991, 2020, 2021, 2121 , 2122, 2223, 2323, 2324, 2424, 2425, 2525, 2526, 2626, 
2627 , 2727 , 2728 , 2828, 2829 , 2929, 2930, 3030 , 3031 , 3131, 3132, 3232 , 3233, 3334, 3434, 3435, 3535, 3536 , 3636 , 
3637, 3737 , 3738, 3838, 3839 , 3939, 3940 , 4040, 4041 , 4141 , 4142 , 4242 , 4243, 4343, 4344, 4445 , 4545 , 4546 , 4554, 
4646, 4647, 4747, 4748, 4848, 4849, 4949, 4950, 5050, 5051, 5151, 5152, 5252, 5253, 5353, 5445, 5454, 5455, 5556 , 


483 


484 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2014 


5656, 5657, 5757 , 5758, 5858, 5859, 5959 , 5960, 6060, 6061, 6161, 6162, 6262, 6263, 6363, 6364, 6464, 6465, 6565 , 
6566 , 6567 , 6667 , 6767 , 6768, 6868 , 6869, 6969 , 6970 , 7070 , 7071, 7171 , 7227 , 7272, 7273, 7373, 7374, 7474, 7475 , 
7575, 7576, 7676 , 7677 , 7778 , 7878, 7879, 7979 , 7980 , 8080 , 8081, 8181, 8182, 8282 , 8283, 8383, 8384, 8484, 8485 , 
8585, 8586, 8686 , 8687 , 8787, 8788 , 8889 , 8989, 8990 , 9091 , 9099 , 9191, 9192, 9292, 9293, 9393, 9394 , 9494, 9495 , 
9595 , 9596 , 9696, 9697, 9797 , 9798 , 9898 , 9899 , 9909, एवं 9990 . 


टिप्पणी. - उपर्युक्त पंजीयन नंबरों के आरक्षण के लिए, कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में विनिर्दिष्ट आधार मूल्य, सारणी के अनुक्रमांक 4 
के अनुसार होगा. ". 


( 2 ) 


उपनियम 3 के खण्ड ( ख ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: 


" इस प्रक्रिया के अधीन, प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/जिला परिवहन कार्यालय में 

प्रचलित श्रृंखलाओं में उपलब्ध ऐसे समस्त नम्बरों हेतु , जो सारणी से भिन्न है, आवेदक, आरक्षण के लिए " प्रथम 
आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित फीस का भुगतान करने के पश्चात् आवेदन कर 
सकेगा. ". 


1. दो तथा तीन पहिया वाहनों के लिए 


रु. 2000 - 00 


2. अन्य वाहनों के लिए 


रु . 5000 - 00 


No. F - 22 - 22 -2013 - VIII. — The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 
1994 , which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
Section 65 and Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No . 59 of 1988 ) is hereby published as required by 
sub - section ( 1) of Section 212 of the said Act, for the information of all person likely to be affected thereby and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the 
date of publication of this notice in the “ Madhya Pradesh Gazette ". 


Any objection or suggestion , which may be received from any person with respect to the said draft before 
the expiry of the period specified above , will be considered by the Principal Secretary , Transport Department, 
Government of Madhya Pradesh at Room No. 321 , Vallabh Bhawan , Mantralaya , Bhopal. 


DRAFT OF AMENDMENT 


In the said rules, in rule 55A , — 


( 1) 


under the Table , after serial number 4 , the following serial number shall be inserted , namely : 


"5 . 1010 , 1011 , 1112, 1212 , 1213, 1221, 1313, 1314, 1331 , 1414 , 1415 , 1515, 1516, 1616, 1617 , 1661 , 
1717, 1718 , 1771 , 1818, 1819, 1919, 1920 , 1991 , 2020 , 2021 , 2121, 2122, 2223, 2323, 2324, 2424 , 2425 , 2525 , 
2526, 2626 , 2627, 2727 , 2728, 2828 , 2829, 2929 , 2930 , 3030 , 3031, 3131 , 3132 , 3232 , 3233 , 3334, 3434, 3435 , 
3535 , 3536, 3636, 3637 , 3737 , 3738 , 3838, 3839 , 3939 , 3940 , 4040, 4041 , 4141 , 4142 , 4242 , 4243, 4343, 4344 , 
4445 , 4545, 4546, 4554, 4646, 4647 , 4747, 4748 , 4848 , 4849 , 4949, 4950 . 
5353, 5445 , 5454, 5455, 5556, 5656, 5657 , 5757 , 5758, 5858, 5859 , 5959, 5960 , 6060, 6061, 6161, 6162 , 6262 , 
6263, 6363 , 6364, 6464, 6465 , 6565 , 6566 , 6567, 6667 , 6767, 6768 , 6868 , 6869 , 6969 , 6970, 7070 , 7071, 7171 , 
7227 , 7272 , 7273 , 7373 , 7374, 7474, 7475 , 7575 , 7576, 7676, 7677 , 7778 , 7878 , 7879 , 7979, 7980 , 8080, 8081 , 
8181 , 8182, 8282, 8283, 8383, 8384 , 8484, 8485 , 8585 , 8586, 8686 , 8687, 8787 , 8788, 8889 , 8989 , 8990, 9091 , 
9099 , 9191 , 9192 , 9292 , 9293, 9393, 9394, 9494, 9495 , 9595 , 9596 , 9696, 9697 , 9797, 9798 , 9898 , 9899 , 9909 , 
and 9990 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2014 


484 ( 1 ) 


man 


Note.--- The base prize specified in column ( 3 ) and (4 ), for the reservation of aforesaid registration numbers 
shall be in accordance with the serial number 4 of the Table. ". 


(2 ) 


for clause (b ) of sub - rule 3 , the following clause shall be substituted , namely :- - 


“ (b ) Under this process, all such available registration number other than the Table in the prevalent 

series in each Regional Transport Office Assistant Regional Transport Office/District Transport 
Office , the applicant may apply for reservation on the basis of " first come first serve system ” 
after the payment of following fees:-- 


1 . for two and three wheelers 


Rs . 2000 - 00 


2 . for other vehicle 


Rs. 5000 - 00. ". 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ओम प्रकाश श्रीवास्तव , उपसचिव . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. 


